निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 498 ) 


30 आश्विन 1930 ( श ) 
पटना, बुधवार , 22 अक्तूबर 2008 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

29 अगस्त 2008 
संख्या -वि०प०स्था0 - 1 / 08 - 2657(2 ) / वि०प० –बिहार विधान परिषद् सचिवालय में वेतनमान 
10,000 - 15200 / - रूपये तथा 300 / - रूपये विशेष वेतन में अवर सचिव के 19 ( उन्नीस) पदों में से 18 ( अठारह ) 
पदों के विरूद्ध निम्नांकित अवर सचिवों को जिन्हें विगतवार दिनांक - 31.8. 2008 तक प्रोन्नति विस्तार किया गया 
था , को पुनः दिनांक - 1. 9. 2008 से 28. 2. 2009 तक प्रोन्नति विस्तार किया जाता है । 

श्री एहसान शिकोह ( वा. प्र.) 
श्री अमरनाथ प्रसाद 
श्री विनोद कुमार 
श्री सैयद जाफर रजा नकवी 
श्री आसिफ वारसी ( 30. 11. 2008 – से0 नि0 ) 
श्री शेखर प्रबल 
श्री विश्वनाथ ठाकुर 
श्री राम लखन झा 
श्री प्रेमरंजन कुमार सिन्हा 
श्री केदारनाथ यादव 
श्री विजय कुमार सिंह 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव ( 31 .12.2008 – से0 नि0 ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) 22 अक्तूबर 2008 


श्री शिवशंकर प्रसाद 
श्री बीरेन्द्र सिंह 
श्री अखिलेश बिहारी लाल 
श्री सुरेश प्रसाद सिंह 
श्री रामजी प्रसाद 
श्री मो० ओबेस अख्तर 


का0 सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु , 

सचिव , 
बिहार विधान परिषद् । 


29 अगस्त 2008 
सं0 -वि०प०स्था0 - 1 / 08 - 2659 (2) / वि०प० –बिहार विधान परिषद् सचिवालय में वेतनमान – 10,000 - 15, 
200 / - रूपये में अवर सचिव ( प्रतिवेदक ) के तीन पदों के विरूद्ध निम्नांकित अवर सचिव (प्रतिवेदक ) को जिन्हें 
विगत्वार दिनांक - 31.8.2008 तक प्रोन्नति विस्तार किया गया था , को पुनः दिनांक 1.9.2008 से 28.2.2009 तक 
प्रोन्नति विस्तार किया जाता है । 

श्री कन्हैया प्रसाद 
श्री रणधीर सिंह 
श्री वेद प्रकाश राय 


- 


o 


का0 सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु, 

सचिव , 
बिहार विधान परिषद् । 


29 अगस्त 2008 
सं0 - वि०प०स्था0 - 1 / 08 - 2661 ( 2) / वि०प० - बिहार विधान परिषद् सचिवालय में 
वेतनमान - 10,000 - 15,200 / - रूपये में अवर सचिव (हिन्दी अनुवाद ) के एक पद के विरूद्ध श्री उदय शंकर प्रसाद 
को जिन्हें विगत्वार दिनांक 31.8. 2008 तक प्रोन्नति विस्तार किया गया था , पनुः दिनांक 1. 9. 2008 से 28. 2. 2009 
तक प्रोन्नति विस्तार किया जाता है । 


का0 सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु, 

सचिव , 
बिहार विधान परिषद् । 


29 अगस्त 2008 
सं0 -वि०प०स्था0 - 1 / 08 - 2663 ( 2) / वि०प० -बिहार विधान परिषद् सचिवालय में 
वेतनमान - 6500 - 10500 / - रूपये में प्रशासी पदाधिकारी ( प्रेषण) के 1 ( एक ) पद के विरूद्ध श्री सिद्धनाथ प्रसाद को 
जिन्हें , विगत्वार दिनांक 31 .8.2008 तक प्रोन्नति विस्तार किया गया था , पुनः दिनांक 1.9.2008 से 28.2. 2009 तक 
प्रोन्नति विस्तार किया जाता है । 


का0 सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु, 

सचिव , 
बिहार विधान परिषद । 


बिहार गजट ( असाधारण ) 22 अक्तूबर 2008 


29 अगस्त 2008 
सं0 - वि०प०स्था0 - 1 / 2008 - 2665 ( 2) / वि०प० - बिहार विधान परिषद सचिवालय में 
वेतनमान - 6500 - 200 - 10500 / - रूपये में प्रशासी पदाधिकारी ( प्रकाशन ) के 1 ( एक ) पद के विरूद्ध श्री मधुसूदन 
कुमार सिन्हा, प्रशासी पदाधिकारी (प्रकाशन ) को जिन्हें विगत्वार दिनांक 31.8.08 तक के लिए प्रोन्नति विस्तार किया 
गया था को पुनः दिनांक 1.9.08 से 28. 2.09 तक के लिए प्रोन्नति विस्तार किया जाता है । 


का सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु, 

सचिव , 
बिहार विधान परिषद् । 


29 अगस्त 2008 
सं0 - वि०प०स्था0 - 1 / 2008 - 2667 (2 ) / वि०प० - बिहार विधान परिषद् सचिवालय में वेतनमान 
6500 - 200 - 10500 / - रूपये में प्रशासी पदाधिकारी ( प्राप्ति एवं वितरण ) को 1 (एक ) पद के विरूद्ध श्री भवानी 
दयाल मेहता, प्रशासी पदाधिकारी ( प्राप्ति एवं वितरण ) को जिन्हें विगतवार दिनांक 31.8.08 तक के लिए प्रोन्नति 
विस्तार किया गया था को पुन: दिनांक 1.9.08 से 28. 2.09 तक के लिए प्रोन्नति विस्तार किया जाता हैं 


का0 सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु, 

सचिव , 
बिहार विधान परिषद् । 


29 अगस्त 2008 
सं0 - वि०प०स्था0 - 1 / 2008 - 2669 ( 2) / वि०प० -बिहार विधान परिषद् सचिवालय में वेतनमान 
6500 - 200 - 10500 / - रू0 में प्रतिवेदक ( उर्दू) के 3 (तीन ) पदों में से 2 ( दो ) पदों के विरूद्ध निम्नलिखित प्रतिवेदक 
( उद्रू ) को जिन्हें विगतवार दिनांक 31.8. 2008 तक के लिए नियुक्ति विस्तार किया गया था को पुनः दिनांक 
1. 9. 2008 से 28. 2. 2009 तक के लिए नियुक्ति विस्तार किया जाता है । 

श्री सैयद जावेद हसन 
श्री मो0 शकील अंसारी 


का0 सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु, 

सचिव , 
बिहार विधान परिषद् । 


29 अगस्त 2008 
सं0 - वि०प०स्था0 - 1 / 2008 - 2671 ( 2 ) / वि०प० – बिहार विधान परिषद सचिवालय में 
वेतनमान - 6500 - 200 - 10500 / - रू0 मार्शल के 1 ( एक ) पद के विरूद्ध श्री त्रिभूवन सिंह, मार्शल बिहार विधान 
परिषद् को जिन्हें विगतवार दिनांक 31. 8. 2008 तक के प्रोन्नति विस्तार किया गया था को पुनः दिनांक 1. 9. 2008 
से 28.2.2009 तक के लिए प्रोन्नति विस्तार किया जाता है । 


का0 सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु, 

सचिव, 
बिहार विधान परिषद् । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , बिहार 

पटना द्वारा प्रकाशित 
बिहार गजट ( असाधारण ) 498 - 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 


